CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण, 1940 ( श० ) 


संख्या- 815 राँची, सोमवार 


13 अगस्त , 2018 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
13 जुलाई, 2018 


संख्या-4/स्था०पद०-02-013/ 2014 का . 5258-- बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2018 के अवधि के 
दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु झा०प्र०से० के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित विभागीय 
अधिसूचना सं०-4874 दिनांक 2 जुलाई, 2018 को विलोपित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को 
दुमका जिला में दिनांक 27 जुलाई , 2018 से एक माह के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है: 


क्र० 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


2 


3 


| 1 


श्री श्याम नारायण राम , 812/ 03, पलामू 


उप सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता 
विभाग, झारखण्ड, राँची 


2 श्री विद्यानन्द शर्मा पंकज , 770 /03, हजारीबाग । 


उप सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति 
खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 अगस्त , 2018 

| झारखण्ड , राँची 


3 


श्री शशि भूषण मेहरा ,699/ 03, देवघर 


विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी , राँची 


भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ 


4 श्री परितोष कुमार ठाकुर , 726/ 03 , गोड्डा 
| 5 | श्री संजीव कुमार , प्रथम बैच , गोड्डा 


जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ 


6 


श्री वीर प्रकाश प्रसाद, 643/ 03, नालन्दा 


पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड , राँची 


7 


श्री मोहन लाल मराण्डी, प्रथम बैच/ गोड्डा 


कार्यपालक दण्डाधिकारी , साहेबगंज 


8 श्री महेन्द्र मांझी, द्वितीय सीमित बैच / गोड्डा 


| कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ सदर । 


ii. क्रम सं०- 1 से 3 तक के पदाधिकारियों को अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में तथा क्रम 
सं०- 4 से 8 तक के पदाधिकारियों को कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 
____ iii. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 
1974 ) की धारा - 20 के तहत् दुमका जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

_ iv . संबंधित नियंत्री पदाधिकारी दिनांक 26 जुलाई, 2018 तक प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को 
उपायुक्त , दुमका के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । 

v. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त , दुमका के कार्यालय में दिनांक 27 जुलाई , 2018 के 
पूर्वाह्न में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि के उपरांत उपायुक्त , 
दुमका द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 815 -- 50 


